सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 माघ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 56 राँची, बुधवार, 


29 जनवरी , 2020 ( ई ० ) 


कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

( कृषि प्रभाग ) 


अधिसूचना 
29 जनवरी , 2020 


संख्या-05 / कृ० वि ०प०-13/ 2007 163/ कृ०-- झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 की 
धारा-33(क ) की उपधारा-3( ख ) के अंतर्गत पर्षदीय स्थापना उप समिति के सदस्य के रूप में श्री निरंजन कुमार, 
तत्कालीन उप सचिव, कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( कृषि प्रभाग), झारखण्ड, रांची के स्थान पर 
श्री कार्तिक कुमार प्रभात , उप सचिव , कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( कृषि प्रभाग), झारखण्ड, रांची को 
नामित किया जाता है । 

2. अधिसूचना सं0-2508 दिनांक -31.07.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाया 
3. प्रस्ताव पर सचिव का आदेश प्राप्त है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


जय ज्योति सामन्ता, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 56 100 


